रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004 / 99 


REGD. NO. D.L.-33004/ 99 


REGD . NO . DL - 33004 / 99 


सत्यमेव जयत 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


__ , rta 


Hama 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PARTII - Section 3 - -- Sub- section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 522 ] 
No. 522 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार, जून 7 , 2002 / ज्येष्ठ 17 , 1924 - - -- - 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7 , 2002/ JYAISTHA 17, 1924 


- AM 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 जून, 2002 
का . आ . 606 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित 
संस्थाओं का एतद्वारा अनुमोदन करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में यथा उल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उनकी 
अनुमानित लागत को विनिर्दिष्ट करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम ( 4 ) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे धारा 
35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नामतः 

सारणी 
का नाम 

परियोजना अथवा स्कीम और धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में 
उसकी अनुमानित लागत 

अनुज्ञाप्त की जाने वाली लागत की अधिकतम 

राशि 
1 2 
1. श्री ओमायल अची श्री अरूणाचलम ट्रस्ट, अराकम्बकम में ओमायल ऐच निर्धारण वर्ष 2002 - 2003, 2003 - 2004 
कोरल मनोर , ए ग्राउन्ड फलोर , 

कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर चलाना और 2004 - 2005 के लिए अर्थात् केवल तीन 
40 - 41 , सेकेण्ड मेन रोड, 

वर्ष के लिए 40. 00 लाख रु. कॉर्पस फंड 
राजा अन्नामलायपुरम , चेन्नई - 600028 

सहित 52. 00 लाख रुपए 
भारतीय जैन संगठन, 

पुणे महाराष्ट्र के निकट वाघोली निर्धारण वर्ष 2002- 2003 , 2003- 2004 
मार्फत मुत्था एसोसिएट्स, 1184/ 4 में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित और 2004 - 2005 के लिए अर्थात केवल तीन 
फर्गुसन कालेज रोड, 

मखों, अनाथ बच्चों और 

वर्ष की वार्षिक योजना के लिए 375. 00 लाख 
ध्यानेश्वर पादुका चौक , पुणे - 411005 निराश्रित बच्चों का पुनर्वास रुपए 
3 . जनसेवा फाउंडेशम इन्दुलाल कॉम्पलेक्स भिलारेवाड़ी कटराज, पुणे में निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 और 2003 - 2004 

अव रूपी, को - ऑप . बैंक , नवी पेट , निराश्रितों के लिए भवन का के लिए अर्थात् केवल दो वर्ष के लिए 
एल. बी. एस. रोड, पुणे - 411030 

निर्माण एवं उसे चलाना 

118. 48 लाख रुपए 


1853 01/ 2002 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC, 3 (ü )] 


- 


- - 


- 


- 


4 . 


7091 HR 3 , 4 HINTA , 
7 - II ; TEE HART, afera fora , 
367147275 -380006 


3 
315GMIG # 797 m 
केन्द्र चलामा और वाहन की खरीद 


foutea of 2002 - 2003 , 2003 - 2004 
और 2004 -2005 के लिए अर्थात् केवल तीन 

faq 15. 00 Hlo 90 914 


2 . fragt # .3a affer R 
piafy for the H . 1 , 2 TR 4 Tuttofam 
संबंधित तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी । 


T 
fua 


Thy 
m 


fatyof 2002 - 2003 | 2003 - 2004 1904 
fere fayfa ore 2002 - 2003, 2003 - 2004 31 2004 - 2005 # 


[ *. 134 - 2002/ 441.F . 97 .F . 37/ 2002 ] 
34 . . start , 199 ( reta fuft) 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th June, 2002 
. $. 0 .606 ( E ). In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) read with clause (b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central 
Government on the recommendations of the National Committee, hereby approves the 
institutions mentioned in column ( 2) of the Table below and specifies the eligible projects or 
schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column ( 3 ) of the said Table and also 
specifies in column (4 ) of the said Table , the maximum amount of such cost which may be 
allowed as deduction under the said section 35AC , namely : 


TABLE 


Name of the Institutions 


Serlal 
Number 


Project or scheme and estimated 

cost thereof 


Maximum amount of cost 
to be allowed as deduction 

under section 35AC 


(1) 


( 3 ) 


1 


Mr. Omayal Achi Mr. Arunachalam Running of Omayal Achi Community 
Trust, Coral Manor, A Ground floor, Health Centre at Arakambakkam . 
40 -41, Socond Main Road , Raja 
Annamalaipuram , Chennai-600 028 . 


Rs. 52 .00 lakhs including a 
corpus fund of Rs .40 .00 
lakhs for Assessment Years 
2002 - 2003 , 2003 -2004 and 
2004 - 2005 , i. e . for three 
years only . 


Bhartiya Jain Sanghatana , 
Clo Muttha Associates , 
1184 /4 Fergusson Colloge Road , 
Dnyaneshwar Paduka Chowk, 
Pune-411 005 . 


Rehabilitation of children affected by 
natural disasters and of orphans and 
destitute children at Wagholi , Near 
Pune, Maharashtra . 


Rs.375 .00 lakhs for 
Assessment Years 2002 
2003 , 2003 -2004 and 2004 
2005 i.o . for three years only. 


Janaseva foundation Indulal Complex 
Above Rupee Co -Op. Bank , 
Navi Peth , L . B . S . Road , Pune -411 030 . 


Construction and running of Destitute 
Centre at Bhilarewadi, Katraj, Puric . 


Rs. 118 .48 lakhs for 
Assessment Years 2002 
2003 and 2003 - 2004 i. e . for 
two years only , 
Rs. 15 . 00 lakhs for 
Assessmont Years 2002 
2003, 2003- 2004 and 2004 
2005 i.e . for three years only . 


Shree Navkar Sarvar Kendra , 
1" Floor, B - II , Rajhans Society , 
Ellisbridge, Ahmedabad -380 006 . 


Running of Shree Navkar Sarvar 
Kendra and Purchase of vehicle at 
Ahmedabad 


[ भाग II - - खण्ठ 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


- 


- 


2 . This notification shall remain in force for a period of two years in relation to 
assessment years 2002 -2003 and 2003 -2004 in respect of project or scheme mentioned at serial 
number 3 and for a period of three years in relation to assessment years 2002 - 2003 , 2003 - 2004 
and 2004 - 2005 in respect of projects or schemesmentioned at serial number 1 ,2 and 4 of the said 
table. 


[ No . 134-2002 / E. No . NC/37/ 2002 ] 
G . C . SRIVASTAVA , Secy. (National Committee ) 


- अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 जून , 2002 
का . आ . 607( अ ). - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अंतर्मन जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 19 मई, 1998 की अधिसूचना सं. का . आ . 422 ( अ ) द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने रेडिको वैलफेयर सेंटर , 806 - 809 , भंडारी हाऊस, 91, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 द्वारा ( क ) दयाल सिंह कालोनी, निकट 
बेस्ट फ्रंट ओखला ( ख ) सर्वोदय तथा सुधार कैम्प. जे. जे . कलस्टर, कालकाजी, नई दिल्ली - 110019 शहरी झुग्गी - झोपड़ियों के निवासियों के स्तर को 
सुधारने को कर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम 
संख्या 14 पर विनिर्दिष्ट किया था , 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है , 

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो आने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , 
समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उपनियम ( 5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि 
के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेडिको वैलफेयर सेंटर , 806 - 809, भंडारी हाऊस, 91 , नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 द्वारा 
चलाई जा रही ( क ) दयाल सिंह कालोनी, निकट वेस्ट फ्रंट ओखला ( ख ) सर्वोदय तथा सुधार कैम्प. जे. जे. कलस्टर , कालकाजी, नई दिल्ली 
110019 शहरी झुग्गी - झोपड़ियों पस्तियों के निवासियों के स्तर को सुधारने की परियोजना अथवा स्कीम को करनिर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से प्रारंभ होने 
थाले वर्ष से तीन करनिर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र तीस लाख रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के 
रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 135 - 2002 / फा . सं . एन . सी , 37 / 2002 ] 

जी . सी . श्रीवास्तव, सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th June, 2002 
S. 0 . 607 ( E) . - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance number S. 0 . 422( E) dated the 19th May, 1998 , issued under sub -section (I) read with 
clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the 
Central Government had specified at serial number 14 , for uplift of urban slum dwellers at (a ) 
Dayal Singh Colony , Near West Front Okhla (b ) Sarvodaya ; and Sudhar Camps at J . J .Cluster , 
Kalkaji , New Delhi; by Radico Welfare Centre, 806 -809 , Bhandari House , 91, Nehru Place; New 
Delhi- 110019 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with 
assessment year 1999 -2000 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART II — Sec , 3(ü )] 
And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is 
being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11M of the 
Income-tax Rules , 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years ; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) read with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income -tax Act , 1961 
(43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or project of Uplift of urban slum dwellers at (a ) Dayal 
Singh Colony, Near West Front Okhla ( b) Sarvodaya; and Sudhar Camps at J .J. Cluster , Kalkaji , 
New Delhi, which is being carried out by Radico Welfare Centre , 806- 809, Bhandari House , 91 , 
Nehru Place , New Delhi- 110019 at the estimated cost of rupees Thirty lakhs only, as an eligible 
project or scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2002 
2003 . 


INo. 135 -2002/ ENo . NC/37/ 2002 ] 
G. C . SRIVASTAVA, Secy. ( . tional Committee ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 जूम, 2002 
का . आ . 608( अ ). --- जबकि , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 6 जून , 1996 की अधिसूचना सं. का. आ . 399( अ ) द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने डारडियोनो राहत फंड, 102 काशी पारेख काम्पलैक्स, 29 , आदर्श सोसाइटी, नवरंगपुरा , अहमदाबाद-380009 द्वारा अहमदाबाद में 
मेडिकल रिलीफ परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1997 - 1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा 
स्कीम के रूप में क्रम संख्या 11 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं . का. आ . 312( अ ) द्वारा कर निर्धारण 
वर्ष 2000 - 2001 से आरंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था , 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्ष से अधिक चलने की संभावना है , 

और , जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , 
समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम ( 5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि 
के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डारडियोनो राहत फंड, 102 काशी पारेख काम्पलैक्स, 29, आदर्श सोसाइटी , नवरंगपुरा , 
अहमदाबाद -380009 द्वारा चलाई जा रही अहमदाबाद में मेडिकलरिलीफ परियोजना अथवा स्कीम को करनिर्धारण वर्ष 2003 - 2004 से प्रारंभ होने 
वाले वर्ष से तीन करनिर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र एक करोड़ सोलह लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा 
स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 136 - 2002/ फा. सं. एन . सी. 118 / 2001 ] 

जी . सी. श्रीवास्तव, सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th June, 2002 
S . 0 . 608 ( M ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance number S. O . 399 ( E ) dated the 6th June 1996 issued under sub section (1 ) Read with 
clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , the 
Central Government had specified at serial number 11, for Medical Relief Project at Ahmedabad ; 
by Dardiono Rahat Fund , 102 , Kashi Parekh Complex , 29 , Adarsh Society , Navrangpura , 
Ahmedabad - 380 009 , as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with 
assessment year 1997 - 1998 which was extended further vide notification numbers S .0 . 312 ( E ) 
dated the 11th May, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 2000 - 2001; 


[ भाग II - खण्ड 3(ii)] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
. And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years ; 


And whereas the National Committee , being satisfied that the said project or scheme is 
being executed properly , made a further recommendation under sub - rule ( 5 ) of rule 11M of the 
Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years; 


Now, therefore, the Central Government , in exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961) , hereby specifies the scheme or project of Medical Relief Project at Ahmedabad ; 
which is being carried out by Dardiono Rahat Fund, 102, Kashi Parekh Complex , 29 , Adarsh 
Society , Navrangpura, Ahmedabad - 380009 , at the estimated cost of rupees One Crore Sixteen 
lakhs only , as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from 
assessment year 2003 - 2004 . 


[ No . 136 -2002/ E. NO. NC -118/ 2001 ] 
G . C . SRIVASTAVA , Secy. (National Committee ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 जून , 2002 
का . आ . 609 ( अ ) . - जबकि , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 10 मार्च, 1999 की अधिसूचना सं . का. आ . 180 ( अ ) द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने ज्ञानमंडल लक्ष्मीपुरा ग्रुप प्रेरित आरोग्य मंडल, डाक घर लक्ष्मीपुरा, तालुक - खेडब्रहमा, जिला - साबरकांठा, गुजरात - 383275 द्वारा 
लक्ष्मीपुरा, तालुक - खेडब्रहमा , जिला- गुजरात में अतिरिक्त भवन निर्माण, उपस्करों, मेडिकल कैम्पों तथा सेठ कस्तूरभाई लालभाई अस्पताल को 
चलाने को कर निर्धारण वर्ष 1997 - 1998 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम 
संख्या 10 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 10 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना सं . का . आ . 752 ( अ ) द्वारा करनिर्धारण वर्ष 2000 - 2001 
से आरंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था , 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक घलने की संभावना है , 

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , 
समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम ( 5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि 
के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज्ञानमंडल लक्ष्मीपुरा ग्रुप प्रेरित आरोग्य मंडल, डाक घर लक्ष्मीपुरा, तालुक - खेडग्रहमा , जिला 
साबरकांठा, गुजरात -383275 द्वारा चलाई जा रही लक्ष्मीपुरा, तालुक - खेडब्रहमा, जिला, गुजरात में अतिरिक्त भवन निर्माण, उपस्करों, मेडिकल 
कैम्पों तथा सेठ कस्तूरभाई लालभाई अस्पताल को चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को करनिर्धारण वर्ष 2003- 2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अपधि के लिए मात्र बाईस लाख पिचासी हजार रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम 
के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं . 137 - 2002/ फा . सं . एन. सी . 118/ 2001 ] 

जी. सी . श्रीवास्तव, सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( 1) 


NOTIFICATION 

New Delhi,the 7th June, 2002 
601 

S. O . 609 (E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance number S. O . 180 ( E ) dated the 10th March, 1999 issued under sub-section (I) read with 
clause ( b ) of the Explanation to section 35AC , of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the 
Central Government had specified at serial number 10, for Additional construction, equipments, 
medical camps and running of Sheth Kasturbhai lalbhai Hospital at Laxmipura , Taluk 
Khedbrahma, Sabarkantha District , Gujarat, by Gyanmandal Laxmipura Group Prerit Arogya 
Mandal , P .O . Laxmipura , Taluk -Khedbrahma, Distt. Sabarkantha , Gujarat – 383275 , as an 
eligible project or scheme for a period of three years beginning from assessment year 1997 - 1998 
which was extended further vide notification numbers S. O . 752( E ) dated the 10th September, 1999 
for a period of three years beginning with assessment year 2000 -2001 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years; 

And whereas the National Committee being satisfied that the said project or scheme is 
being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11M of the 
Income-tax Rules , 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years ; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) read with clause (b ) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 
of 1961), hereby specifies the scheme or project of Additional construction , equipments , medical 
camps and running of Sheth Kasturbhai lalbhai Hospital at Laxmipura , Taluk - Khedbrahma, 
Sabarkantha District, Gujarat, which is being carried out by Gyanmandal Laxmipura Group 
Prerit Arogya Mandal , P .O . Laxmipura , Taluk - Khedbrahma, Distt . Sabarkantha, Gujarat - 
383275 , at the estimated cost of rupees twenty two lakhs eighty five thousand only , as an eligible 
project or scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2003 
2004. 


[ No. 137 -2002/ E. No . NC -118/2001 ] 
G. C. SRIVASTAVA, Secy. ( National Committee ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 7 जूम , 2002 
का . आ . 610 ( अ ). - जबकि , आयकर अधिनियक, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 2 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं. का . आ . 469( अ ) द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने गुजरात रक्त पित्त निवारण सेवा संघ, जूनी गढ़ी, निकट म्युनिसिपल क्वाटर्स, मिल रोड, याकूतपुरा, वड़ोदरा - 390006 ( गुजरात ) द्वारा 
पूरे गुजरात में ( क ) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा कैम्प; ( ख ) कुष्ठ रोग से प्रभावित तथा कुष्ठ रोग उपचारित ग्रामीण जनसंख्या हेतु रोजगार का सृजन ; 
( ग ) कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों के बच्चों को शैक्षणिक सहायता; ( ष ) कुष्ठ रोगियों की कुरूपता का इलाज -निशुल्क सहायता तथा उपकरण ; 
( छ ) समाज से सामाजिक कलंक को हटाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और पहले चरण में ही कुष्ठ रोगियों की पहचान की परियोजमा या स्कीम को कर 
निर्धारण वर्ष 1997 - 1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 14 पर 
विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 10 सितम्बर, 1999 की अधिसघूना सं . का . आ . 744( अ ) द्वारा करनिर्धारण वर्ष 2000 - 2001 से आरंभ होने 
वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था , 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है , 

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , 
समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उपनियम ( 5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि 
के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 


[ 171 11 — 


3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


shforg , 370 379 Hit Oryant fufr49 1961 ( 1961 143 ) # 7 ETT 35 TT a tety UE ( W ) * Tafea 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात रक्त पित्त निवारण सेवा संघ, जूनी गढ़ी, निकट म्युनिसिपल क्वाटर्स , मिल रोड , 
याकूतपुरा, पड़ोदरा - 390006 ( गुजरात ) द्वारा पूरे गुजरात में चलाई जा रही ( क ) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा कैम्प; ( ख ) कुष्ठ रोग से प्रभावित तथा 
कुष्ठ रोग उपचारित ग्रामीण जमसंख्या हेतु रोजगार का सृजन ; ( ग ) कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों के बच्चों को शैक्षणिक सहायता; ( घ ) कुष्ठ रोगियों 
की कुरूपता का इलाज - निशुल्क सहायता तथा उपकरण ; ( छ) समाज से सामाजिक कलंक को हटाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और पहले चरण में ही 
कुष्ठ रोगियों की पहचान की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003 - 2004 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे 
की अवधि के लिए मात्र छब्बीस लाख सप्तामवे हजार रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विभिर्दिष्ट करती है । 

[ F , 138 - 2002 / 41. F . 797 . F . 37 /2002 ] 
जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th June, 2002 
S.O .610 (E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance number 9 . 0 .469 (E ) dated the 2nd July , 1996 , issued under sub -section (I) read with 
clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961), the 
Central Government had specified at serial number 14 , for ( a ) Medical camp in rural areas ; ( b ) 
Creation of employment for rural population for Leprosy affected and Leprosy cured ; (c ) 
Educational help to kids of Leprosy affected families; (d ) Deformity care of leprosy patients 
free aids and appliances ; ( e ) Health Education for removal of social stigma from society and 
diagnose of leprosy patients at an early stage in whole of Gujarat , by Gujarat Raktapitt Nivaran 
Seva Sangh , Junigadhi, Near Municipal Quarters , Mill Road , Yakutpura , Vadodara - 390006 
(Gujarat ) as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment 
year 1997 - 1998which was extended further vide notification numbers S . O .744 ( E ) dated the 10th 
September, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 2000 -2001; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years , 


And whereas the National Committee , being satisfied that the project or scheme is being 
executed properly , made a further recommendation under sub - rule ( 5 ) of rule 11M of the 
Income- tax Rules , 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income tax Act , 1961 
(43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of ( a ) Medical camp in rural areas; (b ) 
Creation of employment for rural population for Leprosy affected and Leprosy cured ; (c ) 
Educational help to kids of Leprosy affected families; ( d ) Deformity care of leprosy patients 
free aids and appliances; ( e ) Health Education for removal of social stigma from society and 
diagnose of leprosy patients at an early stage in whole of Gujarat, which are being carried out by 
Gujarat Raktapitt Nivaran Seva Sangh , Junigadhi, Near Municipal Quarters , Mill Road , 
Yakutpura, Vadodara- 390006 (Gujarat ) at the estimated cost of rupees twenty six lakhs ninety 
seven thousand only , as an eligible project or scheme for a further period of three years 
commencing from assessment year 2003- 2004 . 

[No. 138 - 2002/F .No.NC-37 /2002 ] 
G .C . SRIVASTAVA , Socy. (National Committee ) 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


| PART II. -- SEC . 3(ii )] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 जून, 2002 
का . आ . 611 ( अ) . --- जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, विस मंत्रालय की दिनांक 11 मई , 1999 की अधिसूचना सं . का. आ . 308 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने श्रम मंदिर ट्रस्ट, सिंघरोट , जिला - बड़ौदा, गुजरात द्वारा सिंघरोट, बडोदरा, गुजरात में कुष्ठ रोग से ग्रस्त रोगियों के लिए पुनर्वास/ कल्याण 
क्रियाकलापों को चलाने को कर निर्धारण वर्ष 2000 - 2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम 
के रूप में क्रम संख्या 4 पर विनिर्दिष्ट किया था , 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है , 

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , 
समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उपनियम ( 5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि 
के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

• इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम मंदिर ट्रस्ट, सिंघरोट, जिला- बड़ौदा, गुजरात द्वारा चलाई जा रही सिंघरोट, बडोदरा, गुजरात 
में कुष्ठ रोग से ग्रस्त रोगियों के लिए पुनर्वास / कल्याण क्रियाकलापों को चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को करनिर्धारण वर्ष 2003 - 2004 से प्रारंभ 
होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए कार्पस निधि के रूप में मात्र चार सौ लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक 
पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 139 -2002/ फा. सं. एन . सी.- 37/ 2002 ] 
जी . सी . श्रीवास्तव, सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th June, 2002 
S . O .611 (E ) .- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance number S . 0 . 308( E ) dated the 11th May , 1999 , issued under sub -section ( I) read with 
clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , the 
Central Government had specified at serial number 4, for Running of Rehabilitation/ Welfare 
activities for leprosy cured patients at Sindhrot, Vadodara , Gujarat, by Sharam Mandir Trust , 
Sindhrot, District – Baroda , Gujarat as an eligible project or scheme for a period of three years 
beginning with assessment year 2000 - 2001; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


And whereas the National Committee, being satisfied that the project or scheme is being 
executed properly, made a further recommendation under sub -rule ( 5) of rule 11M of the 
Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years ; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) read with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Running of Rehabilitation /Welfare 
activities for leprosy cured patients at Sindhrot, Vadodara , Gujarat; which is carried out by 
Sharam Mandir Trust , Sindhrot, District - Baroda , Gujarat, at the estimated cost of rupees four 
hundred lakhs as corpus fund only , as an eligible project or scheme for a further period of three 
years commencing from assessment year 2003 - 2004. 


[ No. 139- 2002/ E NO . NC -37/ 2002 ] 
G. C.SRIVASTAVA, Secy . ( National Committee) 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 जून, 2002 
का . आ . 612 ( अ ). .. जबकि , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय की दिनांक 11 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं. का . आ . 96 ( अ ) द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने समाज सेवा ट्रस्ट बरेजा, तालुक - दसकोई, जिला- अहमदाबाद -382425 द्वारा गुजरात के गांव बरेजा, जिला - अहमदाबाद में 
उपस्करों की खरीद, साजसज्जा तथा अस्पताल को चलाने को कर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट किया था , 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है, 

और , जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , 
समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि 
के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए , अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समाज सेवा ट्रस्ट बरेजा, तालुक - दसकोई, जिला - अहमदाबाद- 382425 द्वारा चलाई जा रही 
गुजरात के गांव बरेजा, जिला - अहमदाबाद में उपस्करों की खरीद , साजसज्जा तथा अस्पताल को चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को करनिर्धारण 
वर्ष 2002 -2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन करनिर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र ग्यारह लाख रूपए की कार्पस निधि सहित 26 .25 
लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 140 - 2002/ फा . सं. एन. सी. - 37 /2002 ] 
जी . सी . श्रीवास्तव, सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th June , 2002 


S. 0 . 612 ( E ). - - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance number 5.0 . 96 ( E ) dated the 11th February , 1999 , issued under sub -section (I) read with 
clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the 
Central Government had specified at serial number 6 , for Purchase of equipments , furnishing and 
running of hospital at Village Bareja , District Ahmedabad of Gujarat , by Samaj Sewa Trust, 
Bareja, Tal. Daskoi , Distt. Ahmedabad- 382425, as an eligible project or scheme for a period of 
three years beginning with assessment year 1999 - 2000 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


And whereas the National Committee , being satisfied that the project or scheme is being 
executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11M of the 
Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years ; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) read with clause (b ) the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act , 1961 (43 
of 1961) , hereby specifies the scheme or project of Purchase of equipments , furnishing and 
running of hospital at Village Bareja , District Ahmedabad of Gujarat which is being carried out 
by Samaj. Sewa Trust , Bareja , Tal . Daskoi , Distt . Ahmedabad -382425 , at the estimated cost of 
rupees 26. 25 lakhs including a corpus fund of Rs. 11. 00 lakhs only, as an eligible project or 
scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2002 - 2003. 


INo . 140 -2002/ F. NO . NC- 37/2002 ] 
G. C. SRIVASTAVA, Secy.( National Committee ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3( i )] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 जून , 2002 
का . आ . 613( अ) . -- - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 17 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं. का . आ . 206 ( अ ) द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने सिंघवी चैरिटेबल ट्रस्ट, 11 , पोन्नप्पा लेन, ट्रिपलीकेन, चेन्नई, तमिलनाडु - 600005 द्वारा तमिलनाडु के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों 
में हैल्थ कैंपों को चलाने को कर निर्धारण वर्ष 1997 - 1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम 
के रूप में क्रम संख्या १ पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं. का . आ . 321 ( अ ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 
2000 - 2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्ष से अधिक चलने की संभावना है , 

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति 
ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम ( 5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथषा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधास्त्र ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिधवी चैरिटेबल ट्रस्ट, 11, पोन्नप्पा लेन, ट्रिपलीकेन, चेन्नई, तमिलनाडु - 600005 द्वारा चलाई 
जा रही तमिलनाडु के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में हैल्थ कैंपों को चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003 - 2004 से प्रारंभ 
होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र दो करोड़ एक लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना 
अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 141 -2002/ फा. सं. एन . सी .- 37 / 2002 ] 
जी . सी . श्रीवास्तव , सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 

New Delhi ,the 7th June , 2002 
5 . 0 . 613 ( E ): --- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance number S . O . 206 (E ) dated the 17th March , 1997 , issued under sub -section ( I) read with 
clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961. (43 of 1961) , the 
Central Government had specified at serial number 9 , for Running of Health Camps at rural areas 
of all Districts of Tamil Nadu, by Singhvi Charitable Trust , 11, Ponnappa Lane, Triplicane, 
Chennai, TAMIL NADU- 600 005 as an eligible project or scheme for a period of three years 
beginning with assessment year 1997 - 1998 which was extended further vide notification 
numbers S . 0 .321( E ) dated the 11th May, 1999 for a period of three years beginning with 
assessment year 2000 - 2001 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years ; 


And whereas the National Committee , being satisfied that the project or scheme is being 
executed properly , made a further recommendation under sub - rule ( 5 ) of rule 11M of the 
Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) read with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act , 1961 
(43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Running of Health Camps at rural areas 
of all Districts of Tamil Nadu which is being carried out by Singhvi Charitable Trust, 11 , 
Ponnappa Lane, Triplicane, Chennai, TAMIL NADU -600 005 at the estimated cost of rupees 
two crore one lakh only , as an eligible project or scheme for a further period of three years 
commencing from assessment year 2003 -2004 . 

INo. 141- 2002/ ENo. NC- 37/2002 ] 
G . C . SRIVASTAVA , Secy . (National Committee ) 


[ भाग II - - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 जून, 2002 
का . आ . 614( अ ). - जबकि , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय की दिनांक 6 जून, 1996 की अधिसूचना सं . सा . आ . 399 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने पोलियो फाउंडेशन शाह थिम्मनलाल छोटालाल लोखंडवाला चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल द्वारा अहमदाबाद , गुजरात में रायपुर, चेकेला, 
अहमदाबाद- I के विकलागों के लिए उपस्करों और पोलियो अस्पताल को चलाने को करनिर्धारण वर्ष 1997 - 1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन 
वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 8 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 11 मई, 1999 की 
अधिसूचना सं. का . आ . 324 ( अ ) द्वारा करनिर्धारण वर्ष 2000 - 2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छ: वर्ष से अधिक चलने की संभावना है , 

और , जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , 
समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम ( 5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि 
के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है, 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पोलियो फाउंडेशन शाह चिम्मनलाल छोटालाल लोखंडवाला चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल द्वारा 
चलाई जा रही अहमदाबाद , गुजरात में रायपुर, चेकेला, अहमदाबाद - I के विकलांगों के लिए उपस्करों और पोलियो अस्पताल को चलाने की 
परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003 - 2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र इकहत्र 
लाख पांच हजार रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 142 - 2002 / फा. सं. एन . सी .- 37 / 2002 ] 

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 
NOTIFICATION 

New Delhi , the 7th June, 2002 
S. O. 614 ( E).-- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance number S . 0 . 399 ( E ) dated the 6th June , 1996, issued under sub -section (1 ) read with 
clause ( b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the 
Central Government had specified at serial number 8, for Equipments and running of Polio 
Hospital at Ahmedabad , Gujarat , by Polio Foundation Shah Chimenlal Chhotalal Lokhandwala 
Charitable Trust Hospital for the Handicapped , Raipur, Chekela , Ahmedabad - 1 , as an eligible 
project or scherne for a period of three years beginning with assessment year 1997- 1998 which 
was extended further vide notification numbers S. O . 324( E ) dated the 11 " May, 1999 for a period 
of three years beginning with assessment year 2000 - 2001 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years ; 


And whereas the National Committee, being satisfied that the project or scheme is being 
executed properly , made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11M of the 
Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years ; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) read with clause ( b ) the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act , 1961 (43 
of 1961), hereby specifies the scheme or project of Equipments and running of Polio Hospital at 
Ahmedabad , Gujarat which is being carried out by Polio Foundation Shah Chimenlal Chhotalal 
Lokhandwala Charitable Trust Hospital for the Handicapped, Raipur , Chekela , Ahmedabad - lat 
the estimated cost of rupees seventy one lakhs five thousand only , as an eligible project or 
scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2003- 2004 . 

__ No. 142 -2002/E. No. NC- 37 /2002] 
G. C . SRIVASTAVA, Secy. ( National Committee ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II .-- SEC. 3( ) 


अधिसूचना 

मई दिल्ली, 7 जून , 2002 
का . आ . 615 ( अ ). - जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 18 नवम्बर , 1999 की अधिसूचना सं . का . आ . 1140 ( अ ) द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने रोटरी डिस्ट्रिपट 3010 सोशल पैलफेयर सोसाइटी , एम - 143 ग्रेटर कैलाश पार्ट - II भई दिल्ली -110048 द्वारा तुगलकाबाद 
इंस्टीटयूशनल एरिया, नई दिल्ली में रोटरी ब्लड बैंक परियोजना की स्थापना के लिए भवन निर्माण, साज - सणा, उपस्करों की खरीद को कर निर्धारण 
वर्ष 2000 -2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट किया 


था । 


और जनकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक घलने की संभावना है , 

और , जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधाम हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से मिष्यादित की जा रही है , 
समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 3 के उपनियम ( 5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों को आगे की अवधि 
के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3010 सोशल वैलफेयर सोसाइटी , एम - 143 ग्रेटर कैलाश पार्ट - II नई दिल्ली 
110048 द्वारा चलायी जा रही तुगलकाबाद इंस्टीटयूशनल एरिया , नई दिल्ली में रोटरी ब्लड बैंक परियोजना की स्थापना के लिए भवन निर्माण, साज 
सजा, उपस्करों की खरीद की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003 - 2004 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन करनिर्धारण वर्षों की आगे 
की अवधि के लिए मात्र तीन सौ पैंसठ लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 143 - 2002/ फा. सं. एन. सी . 37 / 2002 ] 
जी . सी. श्रीवास्तव, सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th June, 2002 
5.0 .615 (E ).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance number S. O . 1140 (E ) dated the 18th November, 1999 , issued under sub -section ( I) read 
with clause ( b) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the 
Central Government had specified at serial number 6 , for Construction of building, furnishing , 
purchase of equipments for setting up Rotary Blood Bank Project at Tughlakabad Institutional 
Area, New Delhi by Rotary District 3010 Social Welfare Society , M - 143, Greater Kailash Part 
II , New Delhi- 110 048 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with 
assessment year 2000 - 2001; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years , 


And , whereas, the National Committee , being satisfied that the project or scheme is being 
executed properly, made a further recommendation under sub-rule ( 5 ) of rule 1IM of the 
Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 


years; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) read with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or project of Construction of building , furnishing , 
purchase of equipments for setting up Rotary Blood Bank Project at Tughlakabad Institutional 
Area , New Delhi which is carried out by Rotary District 3010 Social Welfare Society , M - 143 , 
Greater Kailash Part II , New Delhi - 110048 at the estimated cost of rupees three hundred sixty 
five lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing 
from assessment year 2003 - 2004 . 


INo. 143 -2002/FNO. NC- 37 / 2002 ] 
G .C . SRIVASTAVA, Secy. (National Committee ) 


[ भाग - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


-- 


. 


- 


- -- - 


- 


- - - 


सुद्धि पत्र 

नई दिल्ली, 7 जून, 2002 
का . आ . 616 ( अ). - भारत के राजपत्र असाधारण भाग - II , खण्ड - ३ उपखण्ड ( i ) में दिनांक 20 सितम्बर , 2001 को प्रकाशित भारत 
सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 20 सितम्बर , 2001 की अधिसूचना सं. का . आ. 923 ( अ ) के पष्ठ 43 व 44 में पैराग्राफ 5 के 
स्थान " 2001 -2002 " पर " 2002 - 2003 " पदा जाए । 

[ सं. 144 - 2002 / फा. सं. एन. सी . 163/ 95 ] 
जी . सी. श्रीवास्तव , सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 7th June, 2002 
S . O .616 (E ). In notification of the Government of India , Ministry of Finance (Department of Revenue ) number 
S . O . 923 (E ) dated 20th September, 2001 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part - II, Section 3 , Sub -section ( ii ) 
dated the 20th September , 2001 at pages 43 and 44 in paragraph 3 for “ 2001- 2002” read " 2002- 2003" . 


No. 144 -2002/FNO . NC -163 /95] 
G . C. SRIVASTAVA , Secy .(National Committee ) 


Printed by tho Manager , Govt. of India Prou , Ring Road , Mayapurl , Now Dolhi-110064 

and Publishod by the Controllor of Publications , Delhi- 110054 . 


